रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I – खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , जुलाई 6 , 2018 / आषाढ़ 15 , 1940 
NEW DELHI , FRIDAY, JULY 6, 2018/ ASHADHA 15 , 1940 


सं . 233] 
No. 233 ] 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

संकल्प 

नई दिल्ली , 7 मई , 2018 
सं . एस - 12012/ 32 / 2018 - आरएसबीवाई. - सरकार ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम , 1860 के अधीन 
राष्ट्रीय स्तर पर और विभिन्न राज्य सरकारों के समन्वय से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 
( पीएमआरएसएसएम ) की शुरूआत करने व पीएमआरएसएसएम के प्रचालन के प्रयोजन हेतु सोसायटी के रूप में 
पूर्णतया स्वायत्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ( एनएचए ) की स्थापना का निर्णय लिया है । 

2. तदनुसार , राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम , 1860 के अधीन पंजीकरण सं . 
एस / एनडी/ 2018/ 2018 के तहत 11 मई , 2018 को पंजीकृत किया गया है जिसका पंजीकृत कार्यालय निर्माण 
भवन , मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली - 110011 है । । 

3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के प्रचालन स्तर पर प्रबंधन के लिए 
उत्तरदायी होगी । यह प्रचालन स्तर पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय करेगी । यह 
अंतर - प्रचालन , मानकीकरण और केंद्रीय मंत्रालयों/ राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं का अभिसरण करेगी तथा 
अंतर- अनुसरण ( क्रास - लर्निंग ) को प्रोत्साहित करेगी । यह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को जिसमें 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और अन्य सरकारी कार्यक्रमों सहित व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली से भी लिंक करेगी । 


आलोक सक्सेना , संयुक्त सचिव 


3869 GI/ 2018 


( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - SEC . 1 ] 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

RESOLUTION 

New Delhi, the 7th May , 2018 
No. S -12012/32/2018 -RSBY. — The Government has decided to establish a fully autonomous 
National Health Agency (NHA ) as a society under the Societies Registration Act, 1860 for the purposes to 
operationalize the Pradhan Mantri Rashtriya Swasthya Suraksha Mission ( PMRSSM ) at the National level and 
to rollout the PMRSSM in coordination with the various State Governments. 

2. Accordingly National Health Agency has been registered under the Societies Registration Act, 
1860 on 11th May, 2018 vide Registration No. S /ND / 2018 / 2018 with its registered office at Nirman Bhavan 
Maulana Azad Marg ,New Delhi - 110011. 

3 . The NHA will be responsible for managing the Pradhan Mantri Rashtriya Swasthya Suraksha 
Mission at the operational level. The National Health Agency shall coordinate with State/UT implementing 
agencies at the operational level . National Health Agency shall ensure interoperability , standardization and 
convergence amongst schemes of central Ministries/States/UTs schemes and stimulate cross -learning . 
National Health Agency shall also link the Pradhan Mantri Rashtriya Swasthya Suraksha Mission with the 
larger health care system including National Health Mission and other Government programmes. 

ALOK SAXENA , Jt. Secy. 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date : 2018.07. 12 18 :08 :56 
+ 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


